निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 446 ) 


28 वैशाख 1940 ( श० ) 
पटना, शुक्रवार , 18 मई 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


___ अधिसूचना 

28 मार्च 2018 
सं० 17 / स्था . - 09 - 02 / 2016, सा . प्र. 4221 - श्री शिववचन प्रसाद, अवर सचिव , राज्य अनुसूचित जाति 
आयोग , बिहार , पटना को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में अवर सचिव के पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित करते हुए राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार , पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

____ 2. श्री कामेश्वर दास, अवर सचिव, राज्य महादलित आयोग को राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के 
अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए श्री शिववचन प्रसाद, अवर सचिव को राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का 
अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सिद्धेश्वर चौधरी, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 446 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


